Regd. No . CHD / 0093/ 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


TUn 


FANAL 


GOV 


TOP 


OF HAV 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No . 212 -2017/ Ext. ] CHANDIGARH, TUESDAY , DECEMBER 5 , 2017 ( AGRAHAYANA 13, 1939 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
स्वास्थ्य विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 5 दिसम्बर , 2017 
संख्या 4 / 7 / 2011 - 1एच0बी0 -II. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सम्पर्क साधन तथा विस्तार ( ग्रुप ख ) सेवा 
नियम , 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सम्पर्क साधन विस्तार ( ग्रुप ख ) सेवा ( संशोधन ) नियम, 2017 , कहे जा सकते हैं । 
2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सम्पर्क साधन तथा विस्तार ( ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें , इसमें , इसके बाद, उक्त नियम 
कहा गया है ) में , नियम 5 का लोप कर दिया जायेगा । 
3. उक्त नियमों में , नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" 9 भर्ती का ढंग. – (1 ) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी : 
( क ) जिला परिवार कल्याण शिक्षा अधिकारी की दशा में - 

(6 ) परिवार कल्याण विस्तार शिक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; या 
( ii ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी / कर्मचारी के 

स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा; 
( ख ) स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी की दशा में , - 
(i) परिवार कल्याण विस्तार शिक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; या 

किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी / कर्मचारी के 
स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ; 


( 4720 ) 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), DEC . 5 , 2017 (AGHN . 13 , 1939 SAKA ) 


4721 


( ग) समाज -विज्ञान अनुदेशक की दशा में - 

(i) परिवार कल्याण विस्तार शिक्षकों में से पदोन्नति द्वारा; या 
(ii ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी / कर्मचारी के 

स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ; 
( 2 ) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी तथा केवल 
ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।" । 
4. उपरोक्त नियमों में , परिशिष्ट क , ख , ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, 
अर्थात् : 

" परिशिष्ट क 
( देखिए नियम 3) 


| पद का नाम 


पदों की संख्या 


जोड़ 


वेतनमान 


क्रम 
संख्या 


स्थायी 


अस्थायी 


उप निदेशक (मास मीडिया ) 


स्तर - 11, सेल - 1 
रु0 67700 / 


जिला परिवार कल्याण 
शिक्षा अधिकारी 


स्तर– 6, सेल - 1 
रु0 35400 / 


स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार 
अधिकारी 


स्तर – 6, सेल - 1 
रु0 35400 / 


A 


समाज विज्ञान अनुदेशक 

स्तर – 6, सेल - 1 

रु0 35400 / 
टिप्पण. - क्रम संख्या 1 पर वर्णित उप निदेशक ( मास मीडिया ) का पद हसमान संवर्ग में हो जाएगा । 

परिशिष्ट ख 
( देखिए नियम 7) 


पद का नाम 


क्रम 
संख्या 


सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक | सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं 
अर्हताए और अनभव , यदि और अनुभव, यदि कोई हो 
कोई हो 


2 


1. 


जिला परिवार 
कल्याण शिक्षा 
अधिकारी 


पदोन्नति द्वारा - 
परिवार कल्याण विस्तार शिक्षक के रूप में पांच वर्ष का 
अनुभव ; 
स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा 
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ; 
(ii) जिला परिवार कल्याण शिक्षा अधिकारी के रूप में 

सात वर्ष का अनुभव ; 
( iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में 

हिन्दी / संस्कृत । 


4722 


HARYANA GOVT. GAZ. ( EXTRA.), DEC . 5 , 2017 ( AGHN . 13, 1939 SAKA ) 


पद का नाम 


क्रम 
संख्या 


सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक | सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं 
अर्हताए और अनभव , यदि और अनुभव, यदि कोई हो 
कोई हो 


2 


स्वास्थ्य शिक्षा 
विस्तार अधिकारी 


पदोन्नति द्वारा - 
परिवार कल्याण विस्तार शिक्षक के रूप में पांच वर्ष का 
अनुभव ; 
स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा 
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, 
(ii ) स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी के रूप में सात 

वर्ष का अनुभव; 
( iii ) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / 

संस्कृत । 


समाज विज्ञान 
अनुदेशक 


पदोन्नति द्वारा - 
परिवार कल्याण विस्तार शिक्षक के रूप में पांच वर्ष का 
अनुभव ; 
स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा 
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ; 
( ii) समाज विज्ञान अनुदेशक के रूप में सात वर्ष का 

अनुभव ; 
(iii ) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / 

संस्कृत । । 


परिशिष्ट ग 
देखिए नियम 14(1 )] 


। 


पद का नाम 


शक्तियों का स्वरूप 


दण्ड प्राधिकारी अपील प्राधिकारी 


क्रम 
संख्या 


नियुक्ति 
प्राधिकारी 


सरकार 


महानिदेशक 


सरकार 


सरकार 


उप निदेशक (मास 
मीडिया ) 
जिला परिवार कल्याण शिक्षा 
अधिकारी 
स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार 
अधिकारी 
समाज विज्ञान अनुदेशक 


छोटी शास्तियां - 
हरियाणा सिविल सेवा 
( दण्ड तथा अपील ) 
नियम, 2016 में यथा 
विनिर्दिष्ट 
बड़ी शास्तियां 
हरियाणा सिविल सेवा 
( दण्ड तथा अपील) नियम , 
2016 में यथा विनिर्दिष्ट 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), DEC . 5 , 2017 (AGHN . 13, 1939 SAKA ) 


4723 


परिशिष्ट घ 
[ देखिए नियम 14(2 ] 


पद का नाम 


आदेश का स्वरूप 


अपील प्राधिकारी 


क्रम 
संख्या 


आदेश करने के 
लिए सशक्त 
प्राधिकारी 


3 


( i ) 


सरकार | | 


उप निदेशक( मास मीडिया ) 
जिला परिवार कल्याण शिक्षा अधिकारी 
स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी 
समाज विज्ञान अनुदेशक 


पेंशन को नियंत्रित करने वाले 
नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय 
सामान्य / अतिरिक्त पेंशन की 
राशि में कमी करना या 

रोकना ; 
( ii ) उसकी अधिवर्षिता के लिए 

नियत आयु के होने से अन्यथा, 
नियुक्ति की समाप्ति । 


अमित झा , 
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार , 

स्वास्थ्य विभाग । 


y . 


HARYANA GOVERNMENT 
HEALTH DEPARTMENT 

Notification 

The 5th December, 2017 
No. 4 /7 /2011- 1HBII. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of 
India , the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department 
Media Extension (Group B ) Service Rules, 1998 , namely : 
1. (1 ) These rules may be called the Haryana Health Department Media Extension ( Group B ) Service 
(Amendment) Rules , 2017 . 
2. Inthe Haryana Health Department Media Extension ( Group B) Service Rules, 1998 ( hereinafter referred to as 
said rules), rule 5 shall be omitted . 
3. In the said rules for , rule 9, the following rule shall be substituted , namely: 
“ 9. ( 1) Recruitment to the Service shall be made, 
(a ) in case of District Family Welfare Education Officer, 

(i) by promotion from Family Welfare Extension Educator; or 
( ii ) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State 

Government or the Government of India ; 
(b ) in case of Health Education Extension Officer, 

(i) by promotion from Family Welfare Extension Educator; or 
( ii ) by transfer or deputation of an officer /official already in the service of any State 

Government or the Government of India ; 
(c ) in case of Social Science Instructor, 

(i) by promotion from Family Welfare Extension Educator; or 


4724 


HARYANA GOVT. GAZ. ( EXTRA.), DEC . 5, 2017 ( AGHN . 13, 1939 SAKA ) 


( ii ) by transfer or deputation of an officer /official already in the service of any State 

Government or the Government of India . 
( 2) All promotions unless otherwise provided , shall be made on seniority -cum -merit basis and seniority 
alone shall not confer any right to such promotions.” . 
4 . In the said rules, for Appendices A , B , C and D , the following Appendices shall be substituted , namely: 

" APPENDIX A 

( see rule 3) 


| Designation of posts 


Number of Posts 


Serial . 
Number. 


Total 


Scale of Pay 


Permanent 


Temporary 


2 


Deputy Director 
(Mass Media ) 


Level -11, Cell-1, Rs. 67700/ 


District Family Welfare 
Education Officer 


6 


Lev 


Level-6, Cell-1, Rs. 35400/ 


Level-6 , Cell- 1 , Rs . 35400 / 


Health Education 
Extension Officer 


Social Science Instructor 


Level-6 , Cell- 1, Rs. 35400 / 


Note. — The post of Deputy Director (Mass Media ) mentioned at serialnumber 1 shall be in diminishing cadre. 

APPENDIX B 

( see rule 7) 


Serial 
Number 


Designation of 
posts 


Academic Qualifications and 
experience , if any, for direct 
recruitment 


Academic qualifications and experience, if 
any , for appointment other than by direct 
recruitment 


3 


District Family 
Welfare Education 
Officer 


By Promotion 
(i) Five years experience as Family 

Welfare Extension Educator 
by transfer or deputation 
(i) Graduate of a recognized University ; 
( ii) Seven years experience as District 

Family Welfare Education Officer 
( iii) Hindi/Sanskrit upto Matric 

standard /Higher Education . 


Health Education 
Extension Officer 


By Promotion 
(i) Five years experience as Family 

Welfare Extension Educator. 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), DEC . 5, 2017 ( AGHN . 13 , 1939 SAKA ) 


4725 


Serial 
Number 


Designation of 
posts 


Academic Qualifications and 
experience , if any, for direct 
recruitment 


Academic qualifications and experience , if 
any, for appointment other than by direct 
recruitment 


by transfer or deputation 
(i) Graduate of a recognized University ; 
( ii ) Seven years experience as Health 

Education Extension Officer 
(iii ) Hindi/Sanskrit upto Matric standard / 

Higher Education . 


Social Science 
Instructor 


By Promotion 
(i) Five years experience as Family 

Welfare Extension Educator.” 
by transfer or deputation 
(i) Graduate of a recognized University ; 
( ii ) Seven years experience as Social 

Science Instructor 
( iii) Hindi/Sanskrit upto Matric 

standard /Higher Education . 


APPENDIX C 
( see rule 14 ( 1)] 


Serial 
Number 


Designation of 
posts 


Nature of penalty 


Appointing 
authority 


Authority 
empowered to 
impose penalty 


Appeal late 
authority 


Government 


Government 


Deputy Director 
(Mass Media ) 


Director 
General 


Minor Penalties 
As specified in Haryana 
Civil Services (Punishment 
and Appeal ) 
Rules , 2016 


Government 


District Family 
Welfare Education 
Officer 


Major Penalties 
As specified in Haryana 
Civil Services (Punishment 
and Appeal ) 
Rules, 2016 


Health Education 
Extension Officer 


Social Science 
Instructor 


4726 


HARYANA GOVT.GAZ . ( EXTRA .), DEC . 5 , 2017 (AGHN . 13, 1939 SAKA) 


Appendix D 
[ See rule 14 (2 )] 


Designation of posts 


Nature of order 


Serial 
Number 


Authority 
empowered to 
make order 


Appellate 
authority 


Government.” . 


Deputy Director 
(Mass Media ) 


District Family Welfare 
Education Officer 


(a ) Reducing or withholding the 

amount of ordinary , or 
additional pension admissible 
under the rules governing 

pension ; 
(b ) Terminating the appointment 

otherwise than on his attaining 
the age fixed for 
superannuation ” 


Health Education 
Extension Officer 


Social Science 
Instructor 


AMIT JHA , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Health Department, Chandigarh . 


55843 — C .S . - H .G . P ., Chd . 


